रजिस्ट्री सं . जी -3 / डी एल ( एन ) -04 /0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G-3 / DL ( N)-04/00092003-05 


दिल्लीराजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BYAUTHORITY 

साप्ताहिक 

WEEKLY 
सं . 6 दिल्ली , मार्च 20 - मार्च 26 , 2015 , बृहस्पतिवार / फाल्गुन 29 , 1936 – चैत्र 5, 1937 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216 , 223, 226 
No. 6 ] DELHI , MARCH 20 - MARCH 26, 2015 , THURSDAY/ PHALGUNA 29. 1936- CHAITRA 5. 1937 IN.C.I.D. No. 216, 223. 226 


भाग-IV 
PART - IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than 

Notifications included in Part- I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

अधिसूचना 


दिल्ली , 8 जनवरी , 2015 


सं. 57 / गजट / पी.एफ./ अधिवर्षिता / 15. — दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी श्री टी.एस.कश्यप दिनांक 
31.01.2015 ( अपराह्न) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत हो जायेंगे । 


न्यायालय के आदेशानुसार , 
चन्द्र शेखर , महानिबंधक कार्यालय के प्रभारी 


HIGH COURT OF DELHIAT NEW DELHI 


NOTIFICATION 


Delhi, the 8th January, 2015 
No. 57/GAZ . / P.F./Superannuation /15. — Mr. T.S. Kashyap an officer of DelhiHigher Judicial Service shall stand 
retired from the DelhiHigher Judicial Service in the afternoon of 31.01.2015 on attaining the age of superannuation of 60 
years . 


By Order of the Court , 
CHANDER SHEKHAR , Incharge of the office of Registrar General 


1398 DG / 2015 


( 25 ) 


26 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 26 , 2015/CHAITRA 5, 1937 


[ PART IV 


अधिसूचना 

दिल्ली , 4 मार्च, 2015 
सं . 75 / डीएचसी / गजट / जी -7 / VI .इ.2 ( ए )/2015.—इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशगण दिल्ली 
न्यायिक सेवा में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित स्थानांतरण/ पदस्थापना सहर्ष करते हैं : 


क्र . 


से 


के लिए 


टिप्पणियाँ 


अधिकारी का 
नाम ( श्री / सुश्री ) 


जिला जो आबंटित 
किया गया है 


सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1. 


विजय शंकर 


रोहिणी 


एसीएमएम , उत्तर 
पश्चिम , रोहिणी 


दिनांक 12.09.2014 ( अपराह्न ) 
से श्री नीरज गौड़ के प्रति । 


2. 


दीपक वासन 


दक्षिण - पश्चिम 


एसीएमएम , 
दक्षिण - पश्चिम , 
द्वारका 
जेएससीसी सह 
एएससीजे सह 
संरक्षक जज , 
केंद्रीय , तीस 
हजारी न्यायालय 


एसीएमएम , दक्षिण 
पश्चिम , द्वारका 


दिनांक 12.09.2014 ( पूर्वाहन ) 
से श्री विजय शंकर के प्रति । 


3. 


शिवाली शर्मा 


सिविल जज 


केंद्रीय 


दिनांक 12.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से श्री दीपक वासन के प्रति । 


13 , केंद्रीय , 
तीस हजारी 


न्यायालय 


जेएससीसी सह 
एएससीजे सह 
संरक्षक जज , 
केंद्रीय, तीस 
हजारी न्यायालय 
जेएससीसी सह 
अपर एससीजे सह 
संरक्षक जज , 
दक्षिण , साकेत 


4. 


दक्षिण 


अजय सिंह 
शेखावत 


एसीजे सह 
सीसीजे सह 
एआरसी , 


दिनांक 12.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री शैली अरोड़ा के प्रति । 


दक्षिण , साकेत 


5 . 


अमिताभ रावत 


शाहदरा 


एसीजे सह 
सीसीजे सह 
एआरसी, 


दिनांक 12.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री भवानी शर्मा के प्रति । 


जेएससीसी सह 
एएससीजे सह 
संरक्षक जज , 
शाहदरा 


शाहदरा 


6 . 


भवानी शर्मा 


शाहदरा 


एसीजे सह 
सीसीजे सह 


दिनांक 15.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से श्री अमिताभ रावत के प्रति । 


जेएससीसी सह 
एएससीजे सह 
संरक्षक जज , 
शाहदरा 


एआरसी , 


शाहदरा 


7 . 


पवन सिंह 


दक्षिण 


एम . एम -07 , 
केंद्रीय , तीस 
हजारी न्यायालय 


रजावत 


एसीजे सह 
सीसीजे सह 
एआरसी , 


दिनांक 01.10.2014 ( अपराह्न ) 
से श्री अजय सिंह शेखावत के 


प्रति । 


दक्षिण , साकेत 


8 . 


विनोद कुमार 


केंद्रीय 


दिनांक 15.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री शिवाली शर्मा के प्रति । 


मीणा 


सिविल जज -2 , 

सिविल जज -13 , 
नई दिल्ली, पटियाला केंद्रीय, तीस हजारी 
कोर्ट ( न्यायालय न्यायालय 
समाप्त ) 


PART IV 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 26 , 2015 /CHAITRA 5, 1937 


27 


2 


3 


4 


5 


6 


-- 


9 . 


मनु वेदवन 


केंद्रीय 


एमएम ( महिला 
न्यायालय ) -01 , 
केंद्रीय , तीस हजारी 
न्यायालय 


दिनांक 12.09.2014 ( अपराह्न ) 
से सुश्री रूचि अग्रवाल असरानी 
के प्रति । 


एम. एम 
( एन . आई 
अधिनियम ) -5 , 
द्वारका 
न्यायालय समाप्त ) 
एमएम ( ट्रैफिक ) , 
उत्तर - पूर्व, 
कड़कड़डूमा 


10. 


सुजीत सौरभ 


नई दिल्ली 


एमएम -4 , नई 
दिल्ली , पटियाला 
हाउस कोर्ट 


दिनांक 15.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री विजेता सिंह रावत के प्रति । 


11 . 


अवकाश से 


केंद्रीय 


ऋचा गोसाईं 
सोलंकी 


एमएम -07, केंद्रीय 
तीस हजारी 


दिनांक 01.10.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से श्री पवन सिंह रजावत के प्रति । 


वापसी पर 


न्यायालय 


12 . 


ऋचा मनचंदा 


अवकाश से 


एमएम ( महिला 


वापसी पर 


दिनांक 05.12.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री वंदना जैन ( इनके लम्बे 
अवकाश पर जाने पर ) के प्रति । 


पूर्व 
न्यायालय )-01 , पूर्व, 
कड़कड़डूमा 
एमएम ( ट्रैफिक ), उत्तर उत्तर - पूर्व 
पूर्व, कड़कड़डूमा 


13. 


प्रभ दीप कौर 


सिविल जज -5 , 


दिनांक 12.09.2014 ( अपराह्न) 
से श्री सुजीत सौरभ के प्रति । 


पश्चिम , तीस 
हजारी न्यायालय 
( न्यायालय समाप्त ) 


14. 


स्निग्धा सर्वरिया 


नई दिल्ली 


दिनांक 12.09.2014 ( पूर्वाह्न ) 
से सुश्री स्वाति कटियार के प्रति । 


न्यायालय ) , 


सिविल जज -5 , 
केंद्रीय , तीस 
हजारी न्यायालय 
( न्यायालय 
समाप्त ) 


एमएम ( महिला 

नई 
दिल्ली , पटियाला 
हाउस कोर्ट 


न्यायालय के आदेशानुसार , 
विनोद गोयल , महानिबंधक 


NOTIFICATION 


Delhi, the 4th March , 2015 
No. 75/ DHC/ Gaz/ G - 7 / VI.E.2 ( a)/2015.-Hon ble the Chief Justice and Judges of this Court have been pleased to 
make the following transfers /postings in the Delhi Judicial Service with immediate effect : 


from 


To 


Remarks 


Sl . 
No. 


Name of Officer 
(Mr./Ms.) 


District 
to which 
allocated 


11 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


Vijay Shankar 


Rohini 


ACMM , South 
West, Dwarka 


ACMM 
North - West , 
Rohini 


Vice Mr. Neeraj Gaur w.e.f. 
12.09.2014 ( A/ N) 


28 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : MARCH 26 , 2015 /CHAITRA 5 , 1937 


[ PART IV 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


2 . 


Deepak Wason 


South - West 


JSCC -cum - ASCJ 
cum -Guardian 
Judge, Central, 
THC 


АСММ, 
Sorth - West 
Dwarka 


Vice Mr. Vijay Shankar 
w.e.f. 12.09.2014 ( F /N ) 


3 . 


Shivali Sharma 


Civil Judge- 13 
Central, THC 


JSCC -cum -ASCJ- Central 
cum -Guardian 
Judge, Central 
THC 


Vice Mr. Deepak Wason 
w.e.f. 12.09.2014 (F /N ) 


4 . 


Ajay Singh 
Shekhawat 


ACJ- cum -CCJ 
cum -ARC , 
South , Saket 


JSCC - cum - Addl. South 
SCJ- cum 
Guardian Judge , 
South , Saket 


Vice Ms. Shelly Arora 
w.e.f. 12.09.2014 (F /N ) 


5 . 


Amitabh Rawat 


Shahdara 


ACJ-cum - CCJ 
cum -ARC , 
Shahdara 


JSCC - cum 
ASCI- cum 
Guardian Judge, 
Shahdara 


Vice Ms. Bhawani Sharma 
w.c.f. 12.09.2014 (F /N ) 


6 . 


Shahdara 


Bhawani Sharma JSCC -cum - ASCJ 

cum -Guardian 
Judge , 
Shahdara 


ACJ- cum - CCJ 
cum - ARC 
Shahdara 


Vice Mr. Amitabh Rawat 
w.e.f. 15.09.2014 ( F /N ) 


7 . 


South 


Pawan Singh 
Rajawat 


MM - 07 , Central 
Tis Hazari Courts 


ACJ- cum -CCJ 
cum - ARC 
South , Saket 


Vice Mr. Ajay Singh Shekhawat 
w.e.f. 01.10.2014 ( A /N ) 


8 . 


Central 


Vinod Kumar 
Meena 


Civil Judge-2 , 
New Delhi, PHC 
(Court abolished ) 


Civil Judge- 13, 
Central, THC 


Vice Ms. Shivali Sharma 
w.e.f. 15.09.2014 (F /N ) 


9 . 


Manu Vedwan 


Central 


MM (NI Act ) -5 , 
Dwarka 
(Court abolished ) 


MM (Mahila 
Court ) -01, 
Central, THC 


Vice Ms. Ruchi Aggarwal Asrani 
w.e.f. 12.09.2014 ( A /N ) 


10 . 


Sujit Saurabh 


New Delhi 


MM ( Traffic ) , 
North - East, KKD 


MM - 4 
New Delhi, PHC 


Vice Ms. Vijeta Singh Rawat 
w.e.f. 15.09.2014 (F / N ) 


11. 


Richa Gusain 
Solanki 


On return from 
Leave 


MM - 07 , Central Central 
Tis Hazari Courts 


Vice Mr. Pawan Singh Rajawat 
w.e.f. 01.10.2014 (F / N ) 


12 . 


Richa Manchanda On return from 

Leave 


East 


MM (Mahila 
Courts )-01, East 
Karkardooma 


Vice Ms. Vandana Jain 
(on her proceeding on long 
leave) w.e.f. 05.12.2014 (F / N ) 


13 . 


Prabh Deep Kaur Civil Judge-5 , 

West, THC 
(Court abolished ) 


MM (Traffic ) , North 
North - East , KKD East 


Vice Mr. Sujit Saurabh 
w.e.f. 12.09.2014 ( A /N ) 


5 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.:MARCH 26 , 2015 /CHAITRA 5 , 1937 


29 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


14. 


Snigdha Sarvaria 


New Delhi 


Civil Judge- 5, 
Central, Tis 
Hazari Courts 
( Court abolished ) 


MM (Mahila 
Court), New 
Delhi, PHC 


Vice Ms. Swati Katiyar 
w.e.f. 12.09.2014 ( F / N ) 


By Order , 
VINOD GOEL , Registrar General 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 25 मार्च, 2015 
संख्या एफ . 18 / 73 / 2015 / गृह ( सा. )/ 1362.- गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
यू 11011/2/ 74 - यू टी एल ( i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री अनिल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार , राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , नई 
दिल्ली को उनके वर्तमान पद पर बने रहने तक या आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , दिल्ली के मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र में कार्यकारी मजिस्ट्रेट 
की शक्तियां प्रत्यायोजित करते हैं । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से और उनके नाम पर , 

इन्दु सिन्हा , उप सचिव ( गृह ) 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 25th March , 2015 
No. F. 18 /73/2015 /HOME (G )/1362.-In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ) , read with the Government of India, Ministry of Home Affairs , Notification 
No. U - 11011 /2 /74 -UTL (i) dated the 20th March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased 
to delegate the powers of Executive Magistrate in the Metropolitan area of Delhi upon Shri Anil Srivastava , Registrar, 
National Consumer Desputes Redressal Commission , New Delhi, till he holds the present post or till further orders , 
whichever is earlier. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

INDU SINHA, Dy. Secy. ( Home ) 


1 39806/15-2 


Printed by the Manager , Governmentof India Press , Ring Road , Mayapuri ,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller ofPublications, Delhi- 110054 . 


